रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


* 

. 
. SH 
+ 

- : 
: 
E 


IL 


- . 
. 
. 
. 

" 
: 


: : : : 


---. 


: 


. 


. 


- 


- . 


. 


सनामबजगन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 18 , 2015 / कार्तिक 27 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 18 , 2015 /KARTIKA 27 , 1937 


सं . 711 ] 
No. 711] 


संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( डाक विभाग ) 
( डाक सेवा बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 नवम्बर , 2015 
सा . का .नि . 881( अ). - केन्द्रीय सरकार , भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6 ) की धारा 74 के साथ पठित धारा 10 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय डाकघर नियम , 1933 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : 

इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाकघर ( संशोधन ) नियम , 2015 हैं । 
ये 1 - 12 - 2015 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होंगे । 


( 1 ) 


2. भारतीय डाकघर नियम , 1933 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 5 में उप -नियम (1) और उप नियम 
( 2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप -नियम रखे जाएंगे, अर्थात: 


___ "5(1). स्थल मार्ग से भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं पर प्रभार्य डाक - महसूल की दरें , जहां डाक महसूल का पूर्व संदत्त कर दिया 
गया है, निम्नलिखित होंगी, अर्थात् : 


सारणी 


| क्रम सं . 


नाम । 


दर (रूपए में ) । 


( 4 ) 


( 5 ) 


पत्र 


20 . 00 
10 .00 


छोटे पैकेट 


वजन स्लैब 

देश का नाम 
(3 ) 
20 ग्राम तक 
प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम अथवा उसके भाग | सभी देशों के लिए 
के लिए, 2000 ग्राम तक 
100 ग्राम तक 
प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम अथवा उसके सभी देशों के लिए 
भाग के लिए, 2000 ग्राम तक 
20 ग्राम तक 
प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम अथवा उसके भाग | सभी देशों के लिए 
के लिए, 2000 ग्राम तक 


60 . 00 
45.00 


मुद्रित कागज 


15 .00 
10 .00 


4826 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


2. “ सफेंस एयर लिफ्टेड (एसएएल) डाक द्वारा भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं के लिए, प्रसामान्य भूतल डाकदरों के अतिरिक्त, 
निम्नानुसार अधिभार प्रभारित किया जाएगा । " 
| सेक्टर 

प्रत्येक 20 ग्राम के लिए टैरिफ 


सार्क देश 
खाड़ी के देश 
एशिया के अन्य देश ( सार्क और खाड़ी देशों को छोड़कर ) 
यूरोप के देश 
अफ्रीका के देश 
उत्तरी अमेरिका और आस्ट्रेलिया 
दक्षिणी अमेरिका के देश 


2. 00 रूपए 
2. 00 रूपए 
3. 00 रूपए 
4. 00 रूपए 
4. 00 रूपए 


6. 00 रूपए 
8. 00 रूपए " 


उक्त नियमों में नियम 5 क में , उप - नियम (1) और उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप -नियम रखे जाएंगे, अर्थात्: 

"(1) जहां डाक महसूल का पूर्व संदत्त कर दिया गया है वहां मुद्रित सामग्री के प्रपुंज थैले के कुलभार पर डाक महसूल 
निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जाएगी अर्थात् : 


मेल बैग (पूर्व में प्रपुंज थैले 
निर्दिष्ट वाले ) 


5 कि . ग्रा . से अनधिक 
5 कि . ग्रा . से अधिक प्रति कि . ग्रा . के 
लिए, 30 कि . ग्रा . तक 


सभी देशों के लिए 


600.00 
100 . 00 


( 2)“ सर्फेस एयर लिफ्टेड (एसएएल) डाक द्वारा भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं के लिए प्रसामान्य भूतल डाकदरों के अतिरिक्त, निम्नानुसार 

अधिभार प्रभारित किया जाएगा । " 
| सेक्टर 

| प्रत्येक 20 ग्राम के लिए टैरिफ 
| (1 ) 

( 2 ) 
| सार्क देश 

2. 00 रूपए 
खाड़ी के देश 

2. 00 रूपए 
एशिया के अन्य देश ( सार्क और खाड़ी देशों को छोड़कर ) 

3. 00 रूपए 
यूरोप के देश 

4 .00 रूपए 
अफ्रीका के देश 

4 .00 रूपए 
उत्तरी अमेरिका और आस्ट्रेलिया 

6. 00 रूपए 
दक्षिणी अमेरिका के देश 

8 . 00 रूपए " 
4. उक्त नियमों के नियम 6 में , अनुसूची के स्थान पर निम्नानुसार अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् : 

" अनुसूची 
हवाई अधिभार का टैरिफ 

( 2) 
| सेक्टर 

प्रत्येक 20 ग्राम के लिए टैरिफ 
सार्क देश 

2.00 रूपए 
खाड़ी के देश 

3. 00 रूपए 
एशिया के अन्य देश (सार्क और खाड़ी देशों को छोड़ कर ) 

4. 00 रूपए 
यूरोप के देश 

4. 00 रूपए 
अफ्रीका के देश 

5. 00 रूपए 
उत्तरी अमेरिका और आस्ट्रेलिया 

7 .00 रूपए 
दक्षिणी अमेरिका के देश 

9. 00 रूपए" 
5. उक्त नियमों में , नियम 68 के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी अर्थात् : 

" सारणी 


पत्र, हवाई पत्र, पोस्टकार्ड, पैकेट 
| मद्रित सामग्री का एम थैला । 


( 2 ) 
70 . 00 रू . 
350. 00 रू ." 


[ फा . सं. 1 - 20 / 2014 - दर और लागत ] 

सरोज पुनहानि, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार 
नोट: 1 जनवरी, 1975 तक यथा संशोधित मूल नियमों को डाक एवं तार मैन्यूअल वाल्यूम - 1 विधायी अधिनियमन भाग - 1, पंचम संस्करण में 
प्रकाशित किया गया था तथा उत्तरवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से किये गये थे । 


[ भाग II खण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्रा : असाधरण 


1. सा . का. नि .2888 , दिनांक 19 दिसम्बर 1975 


42. सा . का . नि . 632( अ) दिनांक 27 अगस्त 1987 


2. सा . का .नि . 596( अ), दिनांक 30 दिसम्बर 1975 


43. सा . का . नि . 688 दिनांक 30 अगस्त 1987 


3. सा . का. नि .741( अ), दिनांक 31 दिसम्बर 1975 


44. सा . का . नि . 807( अ) दिनांक 2 सितम्बर 1987 


4. सा . का .नि .472 दिनांक 24 जनवरी 1976 


45. सा . का . नि .823( अ) दिनांक 15 सितम्बर 1987 


5 . सा . का .नि . 93( अ) दिनांक 25 फरवरी 1976 
6 . सा . का . नि . 811( अ) दिनांक 31 मई 1976 
7. सा . का . नि .943 ( अ ) दिनांक 21 जून 1976 
8. सा . का . नि . 135 ( अ ) दिनांक 7 जनवरी 1978 
9. सा . का .नि .304( अ) दिनांक 29 मई 1978 


46. सा . का .नि . 829( अ) दिनांक 15 सितम्बर 1987 
47 . सा . का .नि . 976( अ) दिनांक 9 नवम्बर 1987 
48 . सा . का .नि 1( अ ) दिनांक 1 जनवरी 1988 
49 . सा . का . नि . 2( अ ) दिनांक 1 जनवरी 1988 
50. सा . का . नि . 55( अ) दिनांक 15 जनवरी 1988 
51 . सा . का . नि .212 ( अ) दिनांक 26 फरवरी 1988 


10. सा . का. नि .316( अ) दिनांक 18 मई 1979 


11. सा . का . नि .4118( अ) दिनांक 29 दिसम्बर 1979 


52. सा . का . नि .344 ( अ ) दिनांक 4 मार्च1988 


12. सा . का . नि . 1256 ( अ ) दिनांक 13 मई 1980 


53 सा . का .नि .388 ( अ ) दिनांक 14 अप्रैल 1988 


13. सा . का . नि . 490 ( अ) दिनांक 26 जून 1980 


54 . सा . का . नि .462( अ) दिनांक 2 मई 1988 


14. सा . का .नि . 491( अ) दिनांक 26 जून 1980 


55 . सा . का . नि .639( अ) दिनांक 23 मई 1988 


15. सा . का .नि . 380(अ) दिनांक 5 जून 1981 


56. सा . का . नि .683 दिनांक 7 जून 1988 


16. सा . का. नि .409( अ) दिनांक 26 सितम्बर 1981 


57. सा . का . नि .624( अ ) दिनांक 29 जून 1988 


17. सा. का.नि.59(अ) दिनांक 11 फरवरी 1982 


58 सा . का .नि .633( अ) दिनांक 1 जुलाई 1988 


18. सा . का . नि .411 (अ ) दिनांक 13 मई 1982 


59 सा. का .नि. 684( अ) दिनांक 8 जुलाई 1988 


19. सा . का. नि .417( अ) दिनांक 22 मई 1982 


60 सा. का. नि.866( अ) दिनांक 26 सितम्बर 1988 


20. सा . का .नि .520( अ) दिनांक 10 अगस्त 1982 


61. सा . का . नि . 1022( अ) दिनांक 31 दिसम्बर 1988 


21. सा . का. नि . 33(अ) दिनांक 20 जनवरी 1983 


62. सा . का .नि .14( अ) दिनांक 4 जनवरी 1989 


22. सा . का .नि .49( अ) दिनांक 2 फरवरी 1983 


63. सा . का . नि . 68( अ) दिनांक 10 जनवरी 1989 


23. सा . का .नि .92( अ) दिनांक 21 मार्च 1983 


64 . सा . का . नि . 180( अ) दिनांक 24 फरवरी 1989 


24. सा . का.नि .444( अ) दिनांक 23 मार्च 1983 


65 . सा . का . नि . 223( अ) दिनांक 28 फरवरी 1989 


25. सा . का .नि .37 (अ) दिनांक 17 जनवरी 1984 


66. सा . का . नि .180( अ ) दिनांक 1 मार्च 1989 


26. सा . का . नि .1652 ( अ) दिनांक 19 मई 1984 


67. सा . का . नि . 314( अ ) दिनांक 1 मई 1989 


27. सा . का . नि .637( अ) दिनांक 16 अप्रैल 1986 


68 . सा . का . नि . 435( अ) दिनांक 9 जून 1989 


28. सा . का . नि .329 दिनांक 3 मई 1986 


69. सा . का . नि .478( अ) दिनांक 24 जून 1989 


29. सा . का .नि . 461 दिनांक 14 जून 1986 


70. सा . का . नि .639( अ) दिनांक 26 अगस्त 1989 


30. सा . का .नि . 2420 ( अ) दिनांक 28 जून 1986 


71 . सा . का . नि .804( अ) दिनांक 12 अक्तूबर 1989 


31. सा . का .नि .436( अ) दिनांक 24 जुलाई 1986 


72. सा . का . नि . 821( अ) दिनांक 16 अक्तूबर 1989 


32. सा . का.नि .2460( अ) दिनांक 24 जुलाई 1986 


73. सा . का . नि . 898 दिनांक 2 दिसम्बर 1989 


33. सा . का. नि. 3677( अ) दिनांक 25 अक्तूबर 1986 


74. सा . का. नि . 965 दिनांक 12 दिसम्बर 1989 


34. सा . का .नि . 1333( अ) दिनांक 29 दिसम्बर 1986 


75. सा . का . नि . 1077( ई) दिनांक 29 दिसम्बर 1989 


35. सा . का . नि .85 ( अ ) दिनांक 6 फरवरी 1987 


76. सा . का . नि . 1078( ई) दिनांक 29 दिसम्बर 1989 


36. सा . का . नि .548( अ) दिनांक 28 फरवरी 1987 


77. सा . का .नि . 967( अ) दिनांक 30 दिसम्बर 1989 


37. सा . का .नि . 379( अ) दिनांक 10 अप्रैल 1987 


78 . सा . का . नि . 198( अ) दिनांक 5 फरवरी 1990 


38. सा . का . नि . 265( अ) दिनांक 11 अप्रैल 1987 


79 . सा . का . नि . 100( अ) दिनांक 1 मार्च 1990 


39. सा . का . नि .480( अ ) दिनांक 29 अप्रैल 1987 


80 . सा . का . नि . 197 ( अ ) दिनांक 5 मार्च 1990 


40. सा . का. नि .531 ( अ) दिनांक 27 मई 1987 


81. सा . का . नि . 312( अ) दिनांक 5 अप्रैल 1990 


41. सा . का . नि . 438( अ) दिनांक 6 जून 1987 


82. सा . का .नि .358( अ) दिनांक 30 अप्रैल 1990 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i) ] 


83. सा . का .नि . 379( अ) दिनांक 11 मई 1990 


127. सा . का . नि . 351( अ ) दिनांक 26 जून 1997 


84. सा . का . नि . 544( अ) दिनांक 5 जून 1990 


128. सा . का . नि . 723( अ ) दिनांक 26 दिसम्बर 1997 


85. सा . का .नि . 545( अ) दिनांक 5 जून 1990 


129. सा . का .नि . 41( अ) दिनांक 21 जनवरी 1998 


86. सा . का .नि . 783( अ) दिनांक 13 जून 1990 


130. सा . का . नि . 42( अ) दिनांक 21 जनवरी 1998 


87. सा .का .नि .68( अ) दिनांक 10 अगस्त 1990 


131. सा . का .नि . 406( अ) दिनांक 26 जुलाई 1998 


88. सा . का .नि .628( अ) दिनांक 18 अगस्त 1990 


132. सा . का . नि . 503( अ) दिनांक 19 अगस्त 1998 


133. सा . का . नि . 40( अ) दिनांक 21 जनवरी 1999 


89. सा .का . नि . 671( अ) दिनांक 31 अगस्त 1990 
90. सा . का .नि . 694( अ) दिनांक 11 सितम्बर 1990 


134. सा . का . नि . 46( अ) दिनांक 22 जनवरी 1999 


91. सा . का . नि . 783( अ) दिनांक 12 अक्तूबर 1990 


135. सा . का .नि . 77( अ) दिनांक 9 फरवरी 1999 


92. सा . का .नि . 918( अ) दिनांक 28 नवम्बर 1990 


136. सा . का .नि . 345( अ) दिनांक 13 मई 1999 


137 . सा . का . नि . 357( अ) दिनांक 27 अप्रैल 2000 


138. सा . का .नि . 672( अ) दिनांक 25 अगस्त 2000 


93. सा. का.नि .622 ( अ) दिनांक 20 सितम्बर 1991 
94. सा . का .नि . 178( अ) दिनांक 6 अप्रैल 1992 
95. सा. का . नि .79(अ) दिनांक 4 जनवरी 1993 
96. सा. का .नि .259 ( अ) दिनांक 5 मार्च 1993 
97. सा. का. नि . 420( अ) दिनांक 17 मई 1993 


139. सा .का .नि . 71 (अ) दिनांक 7 फरवरी 2001 


140. सा . का .नि . 387 (अ) दिनांक 24 मई 2001 
141. सा . का. नि . 7(अ) दिनांक 3 जनवरी 2002 
142. सा . का. नि . 23(अ) दिनांक 11 जनवरी 2002 


98. सा . का .नि .615( अ) दिनांक 20 सितम्बर 1993 


99. सा . का .नि .616(अ) दिनांक 16 सितम्बर 1993 


143. सा . का . नि . 366 ( अ) दिनांक 14 मई 2002 


100. सा . का . नि . 778 (अ) दिनांक 27 दिसम्बर 1993 


144. सा . का .नि . 381( अ) दिनांक 24 मई 2002 


101. सा . का. नि . 43( अ) दिनांक 21जनवरी 1994 


145. सा . का .नि . 612( अ) दिनांक 2 सितम्बर 2002 


102. सा . का . नि . 193( अ) दिनांक 18 फरवरी 1994 


146. सा . का . नि . 637( अ) दिनांक 11 सितम्बर 2002 


103. सा . का . नि .152 ( अ) दिनांक 26 मार्च 1994 


147. सा . का .नि . 705 ( अ) दिनांक 4 सितम्बर 2003 


104. सा . का . नि .484( अ) दिनांक 2 जून 1994 


148. सा . का .नि . 514( अ) दिनांक 10 अगस्त 2004 


105. सा . का .नि .502( अ) दिनांक 8 जून 1994 


149. सा . का . नि .670( अ) दिनांक 14 अक्तूबर 2004 


106. सा . का .नि . 793( अ) दिनांक 7 नवम्बर 1994 


150. सा . का .नि . 292( अ) दिनांक 19 मई 2005 


107 . सा . का .नि . 836 ( अ) दिनांक 5 दिसम्बर 1994 


151. सा . का . नि . 30 ( अ) दिनांक 20 जनवरी 2006 


108. सा . का .नि . 860( अ) दिनांक 21 दिसम्बर 1994 


152. सा . का . नि . 466 ( अ) दिनांक 8 अगस्त 2006 


109. सा . का . नि . 873( अ) दिनांक 21 दिसम्बर 1994 


153. सा . का . नि . 487 ( अ ) दिनांक 18 अगस्त 2006 


110. सा . का . नि . 931( अ) दिनांक 26 दिसम्बर 1994 


154. सा . का .नि . 663( अ) दिनांक 25 अक्तूबर 2006 


111. सा . का .नि . 121 ( अ) दिनांक 24 फरवरी 1995 


155. सा . का . नि . 210( अ ) दिनांक 20 मार्च 2007 


112. सा . का .नि . 342( अ) दिनांक 18 अप्रैल 1995 


156. सा . का. नि . 511( अ) दिनांक 27 जुलाई 2007 


113. सा . का. नि . 484( अ) दिनांक 14 जून 1995 


157. सा . का . नि . 532( अ ) दिनांक 3 अगस्त 2007 


114. सा . का . नि . 736( अ) दिनांक 13 नवम्बर 1995 


158. सा . का .नि . 775( अ) दिनांक 18 दिसम्बर 2007 


| 115. सा . का .नि . 737 (अ) दिनांक 13 नवम्बर 1995 


159. सा . का . नि . 22( अ) दिनांक 9 जनवरी 2008 


| 116. सा . का . नि . 926( अ) दिनांक 20 नवम्बर 1995 


160. सा . का . नि . 59( अ) दिनांक 25 जनवरी 2008 


117. सा . का. नि . 764( अ) दिनांक 29 नवम्बर 1995 


161. सा . का . नि . 238( अ) दिनांक 28 मार्च 2008 


118. सा . का .नि . 783 ( अ) दिनांक 7 दिसम्बर 1995 


162. सा . का .नि . 400( अ) दिनांक 25 मई 2008 


119. सा . का . नि . 201( अ) दिनांक 7 मई 1996 


163. सा . का .नि . 588( अ) दिनांक 11 अगस्त 2008 


120 . सा . का .नि . 372 ( अ) दिनांक 21 अगस्त 1996 


164. सा . का . नि . 864( अ ) दिनांक 18 दिसम्बर 2008 


121. सा . का .नि . 27( अ) दिनांक 18 सितम्बर 1996 


165. सा . का . नि . 86 ( अ) दिनांक 9 फरवरी 2009 


122. सा . का. नि . 517 ( अ) दिनांक 6 दिसम्बर 1996 


166. सा . का . नि . 282( अ ) दिनांक 24 अप्रैल 2009 


123. सा . का . नि . 573( अ) दिनांक 18 दिसम्बर 1996 


167. सा . का . नि . 789( अ ) दिनांक 28 अक्तूबर 2009 


124. सा . का . नि . 267( अ) दिनांक 19 मई 1997 


168. सा . का . नि . 310( अ ) दिनांक 12 अप्रैल 2010 


125. सा . का . नि . 295 ( अ ) दिनांक 30 मई 1997 


169. सा . का . नि . 379( अ ) दिनांक 5 मई 2010 


126. सा . का .नि . 318( अ) दिनांक 10 जून 1997 


170. सा . का. नि . 408 (अ) दिनांक 17 मई 2010 


[ HTT II EUG 3 (ii )] 


भारत का राजपत्रा : असाधरण 


171. T.9 . fq . 517( ) Fanica 16 FH 2010 


179 1.57. . 738 ( ) Fariah 1879742 2013 


172. AT.FT. 10 (37) ferich 4 61719 


2011 


180 FT. T. @ . 328 (37) faalit 28 HT 2014 


173 . HT. T. F . 37 ( 37 ) Ferich 19 1710 


2011 


181 HT. T.F . 366 ( 37) faria 28 ebZ 2014 


174 . 17. .FF . 58 (37) Ferich 31 Graad 2011 


182 HT. T.F . 22 (e ) Fantini 7 tuojh 2015 


175. HT.317.f . 63 (27) Feria 3 298 2011 


183 H .47.f . 73(31) feriti 4 Qjojh 2015 


176 . AT.CT. . 734 (31) fania 1 3777& re 2012 


184 AT. . A . 207 (et) fanih 19 H18 2015 


177. Hl. co .fa . 1211(37) fenica 13 $ 2012 


178. 91.97. 9 . 648 (37) Farid 23 fatale 2013 


MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHONOLGY 


(Department of Posts ) 


(POSTAL SERVICES BOARD ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th November, 2015 


G .S . R . 881(E ). — In exercise of the powers conferred by section 10 , read with section 74 of the Indian Post 
Office Act, 1898 (6 of 1898 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian 
Post Office Rules, 1933 , namely: 


1. 


(i) These rules may 


be called the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2015 . 


( ii ) They shall come into force on the first day of 1 - 12 - 2015 . 


2 . In the Indian Post Office Rules , 1933 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5 , for sub -rule (1 ) and 
sub -rule (2 ), the following sub- rules shall be substituted , namely: 


“ 5 ( 1 ) The following rates of postage shall be chargeable on the postal articles to be sent by surface where the postage is 
pre paid , namely : 


TABLE 


Sl. No. Name 


Name of the Country 


Rate ( In Rupees) 


LETTERS 


For all the countries 


20 . 00 
10 .00 


Weight Slab 

3 
Up to first 20 grams 
For every additional 20 grams or part 
thereof up to 2000 grams 
Up to first 100 grams 
For every additional 100 grams or part 
thereof up to 2000 grams 
Up to first 20 grams 
For every additional 20 grams or part 
thereof up to 2000 grams 


SMALL 
PACKETS 


For all the countries 


60 .00 
45.00 


For all the countries 


SMALL 
PAPER 


15 . 00 
10 .00 


2 ) For the postal articles to be sent by Surface Airlifted (SAL ) mail the surcharge will be charged as under, in addition to 
normal surface mail rates . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i)] 


Sector 

Tariff for every 20 grams 
( 1 ) 

( 2 ) 
SAARC Countries 

Rs. 2 .00 
Gulf Countries 

Rs. 2 .00 
Other Countries in Asia ( except SAARC and Gulf) 

Rs. 3 .00 
Countries in Europe 

Rs. 4 .00 
Countries in Africa 

Rs. 4 .00 
Countries in North America and Australia 

Rs. 6 .00 
Countries in South America 

Rs. 8 .00 .” 
3. In the said rules, in rule 5 A , for sub -rule ( 1) and sub -rule (2 ), the following sub -rules shall be substituted , namely: 


“ (1) The following rates for postage shall be chargeable on the gross weight of M Bag of printed matter when the 
postage is prepaid ,, namely : 


| ( 1 ) 


( 4 ) 


(2 ) 
For a weight Not exceeding 5 Kg. 
Per Kg. exceeding 5 Kg. up to 30 Kg. 


( 3 ) 
For all the countries 


M BAG (Formerly 
Referred as Builk Bag ) 


| 600 .00 

100 . 00 


(2 ) For the postal articles to be sent by Surface Airlifted (SAL ) mail the surcharge will be charged as under , in addition 
to normal surface mail rates. 


Tariff for every 20 grams 


( 2 ) 


Sector 
( 1) 
SAARC Countries 
Gulf Countries 
Other Countries in Asia (except SAARC and Gulf) 
Countries in Europe 
Countries in Africa 
Countries in N . America and Australia 
Countries in South . America 


Rs. 2. 00 
Rs. 2 . 00 
Rs. 3 .00 
Rs. 4 .00 
Rs. 4 .00 
Rs. 6 . 00 
Rs. 8 . 00 .” 


4 . In the said rules, in rule 6 , for the Schedule, the following Schedule shall be substituted , namely : 


Tariff of Air Surcharge 


(1) 
SECTOR 
SAARC Countries 
Gulf Countries 
Other Countries in Asia (except SAARC and Gulf) 
Countries in Europe 
Countries in Africa 
Countries in North America and Australia 
Countries in South America 


( 2 ) 
Tariff for every 20 grams 

Rs. 2 .00 
Rs. 3 .00 
Rs. 4 . 00 
Rs. 4 .00 
Rs. 5 .00 
Rs. 7 . 00 
Rs. 9 . 00.” 


5 . 


In the said rules, in rule 68 , for the table, the following table shall be substituted , namely : 

“ TABLE 


( 1 ) 


(2 ) 


Letters , Air Letters, Post Cards, Packets 


Rs. 70 .00 


Rs. 350 . 00 ." 


M Bag of Printed Matter 


[F . No. 1- 20 / 2014 - T & C ] 
SAROJ PUNHANI, Jt. Secy. & Financial Advisor 


[HTT II Uqug 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्रा : असाधरण 


Note : The principal rules as amended up to the 1st January , 1975 were published in the Posts and Telegraphs Manual 

Volume- 1, Legislative Enactments , Part-I, Fifth Edition and subsequently amended vide notifications 


| 1. G .S . R . 2888, dated the 19th December , 1975 
2 . G .S .R . 596 ( E ), dated the 30th December , 1975 
3 . G . S .R . 741 (E ) , dated the 31st December, 1975 
4 . G .S . R . 472 , dated the 24th January , 1976 
5 . G .S .R . 93 ( E ) , dated the 25th February , 1976 
6 . G .S . R . 811 ( E ), dated the 31st May , 1976 
7. G .S . R . 943 ( E ), dated the 21st June , 1976 
8 . G .S . R . 135 (E ), dated the 7th January, 1978 
9 . G .S . R . 304 ( E ), dated the 29th May , 1978 
10 . G . S . R . 316 ( E ) , dated the 18th May, 1979 
11. G .S . R . 4118 ( E ), dated the 29th December, 1979 
12 . G . S .R . 1256 (E ), dated the 13th May , 1980 
13 . G .S .R . 490 ( E ), dated the 26th June , 1980 
14 . G .S .R . 491 (E ), dated the 26th June , 1980 
15 . G . S . R . 380 (E ), dated the 5th June, 1981 
16 . G .S .R . 409 (E ), dated the 26th September, 1981 
17 . G .S . R . 59 (E ), dated the 11th February , 1982 
18 . G . S .R . 411 (E ), dated the 13th May, 1982 
19 . G . S . R . 417 ( E ), dated the 22nd May , 1982 
20 . G .S .R . 520 ( E ), dated the 10th August, 1982 
21. G .S. R . 33 (E ), dated the 20th January , 1983 
22 . G . S. R . 49 ( E ), dated the 2nd February , 1983 
23 . G .S .R . 92 ( E ), dated the 21st March , 1983 
24 . G .S .R . 444 (E ), dated the 23rd March , 1983 
25 . G . S. R . 37 ( E ), dated the 17th January , 1984 
26 . G . S . R . 1652 ( E ), dated the 19th May , 1984 
27 . G . S . R . 637 ( E ), dated the 16th April , 1986 
28 . G .S .R . 329 , dated the 3rd May , 1986 
29 . G .S .R . 461, dated the 14th June , 1986 
30 . G .S . R . 2420 , dated the 28th June , 1986 
31 . G .S .R . 436 ( E ), dated the 24th July , 1986 
32. G . S. R . 2460( E ), dated the 24th July, 1986 
33 . G .S .R , 3677 ( E ) , dated the 25th October, 1986 
34 . G . S . R . 1333 ( E ), dated the 29th December, 1986 
35 . G . S. R . 85( E ), dated the 6th February , 1987 
36 . G . S . R . 548 ( E ), dated the 28th February , 1987 
37 . G .S . R . 379 (E ), dated the 10th April, 1987 
38 . G .S . R . 265 (E ), dated the 11th April, 1987 
39. G . S. R . 480 ( E ), dated the 29th April , 1987 
40 . G . S .R . 531 ( E ), dated the 27th May, 1987 
41 . G . S .R . 438 ( E ), dated the 6th June, 1987 
42. G .S . R . 632 (E ), dated the 27th August , 1987 
43. G . S. R .688 , dated the 30th August, 1987 
44 . G . S. R . 807 (E ), dated the 2nd September, 1987 
45 . G . S . R . 823 ( E ), dated the 15th September, 1987 


46 . G . S . R .829 ( E ), dated the 15th September, 1987 
47 . G . S . R . 976 ( E ), dated the 9th November, 1987 
48 . G .S .R . 1 ( E ), dated the 1st January , 1988 
49. G .S . R . 2 (E ), dated the 1st January , 1988 
50. G .S . R . 55 ( E ), dated 15th January, 1988 
51. G .S . R . 212 ( E ), dated the 26th February , 1988 
52 . G . S . R . 344 ( E ), dated the 4th March , 1988 
53. G . S. R . 388 ( E ), dated the 14th April, 1988 
54 . G .S .R . 462( E ), dated the 2nd May, 1988 
55 .G . S .R . 639 ( E ), dated the 23rd May, 1988 
56 . G .S . R . 683, dated the 7th June , 1988 
57.G . S . R . 624 ( E ), dated the 29th June , 1988 
58 .G .S . R . 633 (E ), dated the 1st July , 1988 
59 . G .S .R . 684 ( E ), dated the 8th July , 1988 
60 .G .S . R . 866 ( E ), dated the 26th September , 1988 
61. G .S . R . 1022 ( E ), dated the 31st December , 1988 
62. G .S .R . 14 ( E ) , dated the 4th January , 1989 
63. G .S . R . 68 ( E ), dated the 10th January , 1989 
64. G . S . R . 180 (E ), dated the 24th February , 1989 
| 65. G .S .R ., 223(E ), dated the 28th February , 1989 
66 . G .S . R . 180 ( E ), dated the 1st March , 1989 
67 .G .S . R . 314 ( E ), dated the 1st May, 1989 
68 . G . S . R . 435 (E ), dated the 9th June , 1989 
69. G . S .R . 478 ( E ), dated the 24th June, 1989 
70 . G . S. R . 639(E ), dated the 26th August, 1989 
71. G . S . R . 804 ( E ) dated the 12th October , 1989 
72. G . S . R . 821( E ), dated the 16th October, 1989 
73.G .S . R . 898 , dated the 2nd December, 1989 
74. G .S .R . 965, dated the 12th December, 1989 
75 .G . S .R . 1077 (E ), dated the 29th December, 1989 
76 .G . S .R . 1078 ( E ), dated the 29th December, 1989 
77 .G .S .R . 967 ( E ), dated the 30th December, 1989 
78 .G . S .R . 198 ( E ), dated the 5th February , 1990 
| 79. G . S . R . 100 ( E ), dated the 1st March , 1990 
80 . G .S .R . 197( E ), dated the 5th March , 1990 
81. G . S. R . 312(E ), dated the 5th April, 1990 
82 . G . S . R . 358 (E ), dated the 30th April , 1990 
83 . G .S . R . 379 ( E ), dated the 11th May , 1990 
84 . . G .S .R . 544 ( E ), dated the 5th June , 1990 
85 . G . S. R . 545 (E ), dated the 5th June, 1990 
86 . G . S . R . 783 ( E ), dated the 13th June, 1990 
87 . G .S . R . 68 ( E ), dated the 10th August, 1990 
88 . G . S. R . 628 (E ), dated the 18th August , 1990 
89 . G .S . R .671( E ), dated the 31st August, 1990 
90 . G . S. R .694 (E ), dated the 11th September 1990 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i)] 


91. G . S . R .783 ( E ), dated the 12th October , 1990 
92 . G .S .R . 918 (E ), dated the 28th November, 1990 
93 . G . S .R . 622 ( E ), dated the 20th September, 1991 
94 . G .S . R . 178 ( E ), dated the 6th April , 1992 
95 . G .S . R . 79 ( E ), dated the4th January , 1993 
96 . G . S .R . 259( E ), dated the 5th March 1993 
| 97 . G .S . R . 420 ( E ), dated the 17th May , 1993 

98 . G .S .R . 615 ( E ), dated the 20th September , 1993 
99 . G .S . R .616 ( E ), dated the 16th September, 1993 
| 100 . G .S . R . 778 ( E ), dated the 27th December, 1993 

101. G .S .R . 43 ( E ), dated the 21st January, 1994 
102 . G .S .R . 193 ( E ), dated the 18th February , 1994 
103 . G .S .R . 152 (E ), dated the 26th March , 1994 
104. G . S . R . 484 ( E ) , dated the 2nd June, 1994 
105 . G . S . R . 502( E ), dated the 8th June , 1994 
106 . G .S .R . 793 ( E ), dated the 7th November, 1994 
107. G . S .R . 836 ( E ), dated the 5th December , 1994 
108 G .S .R . 860 (E ), dated the 21st December, 1994 
109 G .S .R . 873( E ), Dated the 21st December, 1994 
110 . G .S .R . 931 (E ), dated the 26th December, 1994 
111 . G . S . R . 121 ( E ) , dated the 24th February , 1995 
112 . G . S . R . 342( E ) , dated the 18th April, 1995 
113 . G . S .R . 484 ( E ), dated the 14th June, 1995 
114 . G . S .R . 736 ( E ), dated the 13th November, 1995 
115 . G . S . R . 737 ( E ), dated the 13th November , 1995 
116 . G .S . R . 926 ( E ), dated the 20th November, 1995 

117 . G .S .R . 764( E ), dated the 29th November, 1995 
| 118 . G . S . R . 783 ( E ), dated the 7th December , 1995 

119 . G . S . R . 201( E ) , dated the 7th May , 1996 

120 . G .S .R . 372 (E ), dated the 21st August, 1996 
| 121 . G .S . R . 27 ( E ), dated the 18th September , 1996 

122 . G . S . R . 517 ( E ) , dated the 6th December, 1996 
123. G .S . R . 573 (E ), dated the 18th December, 1996 

124 . G .S .R . 267( E ), dated the 19th May, 1997 
| 125 . G . S . R . 295 ( E ) , dated the 30th May , 1997 

126 . G .S .R . 318 ( E ), dated the 10th June, 1997 
127 . G .S . R . 351(E ), dated the 26th June, 1997 
128 . G . S . R . 723( E ), dated the 26th December , 1997 
129. G .S .R . 41(E ), dated the 21st January , 1998 
130 . G .S . R . 42 ( E ), dated the 21st January, 1998 
131. G .S .R . 406 ( E ), dated the 26th July , 1998 
132 . G . S . R . 503( E ) , dated the 19th August, 1998 
133. G .S .R . 40 ( E ), dated the 21st January , 1999 
134 . G .S .R . 46 ( E ), dated the 22nd January, 1999 
135 . G . S . R . 77 ( E ), dated the 9th February , 1999 
136 . G . S . R . 345 ( E ), dated the 13th May , 1999 
137 . G .S . R . 357 (E ), dated the 27th April, 2000 


138 . G . S .R .672( E ), dated the 25th August, 2000 
139 . G .S . R . 71(E ), dated the 7th February, 2001 
140 . G .S .R . 387(E ), dated the 24th May , 2001 
141. G .S .R . 7 (E ), dated the 3rd January , 2002 
142. G .S . R . 23 ( E ), dated the 11th January , 2002 
143 . G . S .R . 366 (E ), dated the 14th May , 2002 
144 . G . S . R . 381 ( E ) , dated the 24th May , 2002 
145. G .S . R . 612 (E ), dated the 2nd September, 2002 
146 . G .S .R . 637 ( E ), dated the 11th September, 2002 
147. G .S . R . 705 (E ), dated the 4th September , 2003 
148. G . S . R . 514 ( E ), dated the 10th August, 2004 
149 . G . S . R . 670 ( E ), dated the 14th October, 2004 
150 . G . S . R . 292 ( E ), dated the 13th May , 2005 
151. G . S . R . 30 ( E ), dated the 20th January , 2006 
152 . G .S .R . 466 (E ), dated the 8th August, 2006 
153. G . S . R . 487 ( E ), dated the 18th August, 2006 
154. G .S . R . 663(E ), dated the 25th October, 2006 
155 . G . S . R . 210 ( E ), dated the 20th March , 2007 
156 . G . S .R . 511( E ), dated the 27th July , 2007 
157 . G . S .R . 532(E ), dated the 3rd August, 2007 
158 . G .S .R . 775 ( E ), dated the 18th December , 2007 
159. G . S . R . 22 ( E ), dated the 9th January , 2008 
160 . G . S . R .59( E ), dated the 25th January , 2008 
161. G .S . R . 238 (E ), dated the 28th March , 2008 
162 . G . S . R . 400 ( E ), dated the 25th May , 2008 
163. G .S . R . 588 ( E ), dated the 11th August, 2008 
164 . G .S . R . 864 ( E ), dated the 18th December, 2008 
165 . G .S .R . 86 ( E ), dated the 9th February, 2009 
166 . G .S . R . 282 (E ), dated the 24th April, 2009 
167. G . S .R . 789 ( E ), dated 28th October, 2009 
168 . G .S .R . 310 ( E ), dated 12th April, 2010 
169 . G .S .R . 379 (E ) dated 5th May 2010 . 
170 G . S .R . 408 (E ), dated 17th May , 2010 . 
171. G . S . R . 517 ( E ) dated 16th June , 2010 
172 . S . O . 10 ( E ) dated 4th January , 2011 
173 . G .S .R . 37 (E ) dated 19th January , 2011 
174 . G . S . R . 58 ( E ) dated 31st January , 2011 
175. G . S .R . 63 (E ) dated 3rd February , 2011 
176 . G .S . R . 734 ( E ) dated 1st October, 2012 
177 . G .S . R . 1211 ( E ) dated 13th May , 2012 
178 . G . S.R . 648 (E ) dated 23rd September, 2013 
179 G . S .R . 738 ( E ) dated 18th November 2013 
180 G .S . R 328 ( E ) dated 28th March 2014 
181 G .S . R 366 ( E ) dated 28th May 2014 
182 G .S .R . 22 dated 7th January, 2015 
183 G .S. R . 73 ( E ), dated 4th February , 2015 
184 G . S .R . 207 ( E ), dated 19th March , 2015 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


